EKA 


पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र.-- 108 - भोपाल - 09 - 11 . 


. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/153, 
दिनांक 10 - 1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


यमेव जयते 


N 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 73 ] 


भोपाल , गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2010 - पौष 24, शक 1931 


विधि और विधायी कार्य विभाग 

भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 2010 
फा. क्र . - 17 ( ई ) - 133 - 09 - इक्कीस - ब ( दो ). - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में त्रि - स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009 - 10 सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 16 जनवरी 
2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक , की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी 
नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

- ए. जे. खान , सचिव . 
जिला - खरगोन 


अ. क्र . 
( 1 ) 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


1 . श्री संजीव दुबे 
__ श्री जगदीश राठी 

श्री सी . एम . निनामा 
श्री महेन्द्र सिंह रावत 

श्री अजीज खॉन 
6 . श्री रमेशचन्द्र अहिरवार 

श्री कृपाशंकर रस्तोगी 
श्री डी . एल. सूर्यवंशी 
डॉ . एम. एस . खतेड़िया 
श्री राजेन्द्र वायकर 
श्री अजीत कुमार कुजुर 
श्री राहुल बैंजामिन 
श्री एम. अजनार 

श्री के . पी . भालसे 
15. डॉ . श्रीमती ममता खेड़े 

श्री यशवंतसिंह चौहान 
17. श्री एम. एल. हरित 


लंसंi-oooENoti 


पद एवं कार्यालय का नाम 

( 3 ) 
जिला आबकारी अधिकारी 
जिला आबकारी अधिकारी , अग्रवाल ब्रेवरीज , बड़वाह 
सहायक जिला आबकारी अधिकारी, महेश्वर 
सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कसरावद/ भीकनगांव 
सहायक जिला आबकारी अधिकारी , खरगोन 
सहायक जिला आबकारी अधिकारी , एसो. खोड़ी बड़वाह 
सहायक जिला आबकारी अधिकारी 
श्रम पदाधिकारी , खरगोन 
खनिज अधिकारी, खरगोन 
जिला आपूर्ति अधिकारी , खरगोन 
सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी , खरगोन 
अनुविभागीय अधिकारी , वन विभाग , खरगोन 
अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग, भीकनगांव 
अनुविभागीय अधिकारी , वन विभाग , बड़वाह 
अधीक्षक, भू - अभिलेख 
सहा. अधीक्षक , भू - अभिलेख 
अनुविभागीय अधिकारी , वन विभाग , बड़वाह 


145 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित --- 2010. 


